निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 326 ) 


23 आषाढ 1931 ( श0 ) 
पटना, मंगलवार , 14 जुलाई 2009 


OG 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

23 जून 2009 
सं0 16 / ए03 - 07 / 09 – 493 ( दे०चि०) स्वा० — राजकीय श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, 
चम्पानगर , भागलपुर के व्याख्याता रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के पद पर पदस्थापित डा0 प्रभात कुमार द्विवेदी को 
स्नातकोत्तर विभाग , राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पटना में व्याख्याता, रसशास्त्र के रिक्त पद पर स्थानान्तरण 
द्वारा पदस्थापित करते हुए अपने पदीय कार्यों के अतिरिक्त देशी चिकित्सा निदेशालय मुख्यालय के तकनीकी 
कोषांग के कार्य संपादन हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देवेन्द्र नाथ शर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 326-571+ 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


